रजिस्ट्री सं०डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


मयपेयजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 
भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


3 -- उप - खण्ड (i) 


. 


- -- - - . 


. 


सं . 310 ] 
No. 310 ] 


नई दिल्ली , सोमवार, जुलाई 8, 2002 / आषाढ़ 17 , 1924 
NEW DELHI, MONDAY , JULY 8, 2002 / ASADHA 17, 1924 


- - 


- - - - 


%3 


D 


- 


- 1 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 8 जुलाई , 2002 

सं . 43 / 2002- सीमाशुल्क ( एन. टी . ) 
सा . का .नि . 481 ( अ ). - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 81 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यात्री सामान ( सीमाशुल्क स्टेशन को अभिवहन ) विनियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
विनियम बनाता है , अर्थात् : -- 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम यात्री सामान ( सीमाशुल्क स्टेशन को अभिवहन ) संशोधन विनियम , 


2002 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. यात्री सामान ( सीमाशुल्क स्टेशन को अभिवहन ) विनियम , 1967 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है ) में " या 
कोचीन " शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं , " कोचीन , अहमदाबाद, गोवा, कालीकट, कोयम्बटूर, लखनऊ या अमृतसर " शब्द रखे जाएंगे । 

3. उक्त विनियमों के विनियम 2 में , 


( क ) " विमान द्वारा या किसी यात्री गाड़ी द्वारा " शब्दों के स्थान पर " विमान , किसी यात्री गाड़ी या ट्रकों द्वारा " शब्द रखे जाएंगे । 


( ख ) खण्ड ( ग ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


“ ( घ ) ट्रकों द्वारा परिवहनकिए जाने वाले माल की दशा में , वाहक सीमाशुल्कभांतव्य स्थान तक माल को सीमाशुल्क द्वारा उसे एक 
ही समय में बोतल सील द्वारा सीलबंद करने के पश्चात् और प्रारंभिक विमान पत्तन /विमान स्थौरा कॉम्प्लेक्स में सीमाशुल्क आयुक्त 

के समाधानप्रद रूप में बंधपत्र और प्रतिभूति का निष्पादन करके आधान वाले ट्रक में ले जाने के लिए उत्तरदायी होगा । " । 
4. उक्त विनियमों के विनियम 4 में , " पाँच रूपए " शब्दों के स्थान पर " बीस रुपए " शब्द रखे जाएंगे । 

[ फा. सं. 450/33/ 94 - सीमाशुल्क -IV ] 

डी. एस . गाल, अपर सचिव 


715 Ganm 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - - Şec, 3 (1)] 


- - - - - - 


- - - 


- 


- - 


Fuuft : - 19 37f891 . 61/67 DTI 4 Tite 3 TT, 1967 477 $ 743 77- II, UU 3 , 3445 ( i) RTG 

3971, 1967 # FF .ft. 842 # 376MT URT eft the guifTA ER ET ST F . 39 / 86 - os 
( T ) re 12 492 , 1986 GRT H . 7 . 9 . f . 197 ( 37) # 37UA YA 1931 , 3TATUTMI , PT- II , U5 3 3405 
(i ) arta 12 2021, 1986 for YEHI GRI 0541 "TITETI 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenne) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 8th July, 2002 

No. 43/2002-CUSTOMS (N . T.) 
G . S.R . 481 (E ).--- In exercise of the powers conferred by Section 81 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), the 
Central Board of Excise and Customs herebymakes the following regulations to further amend the Baggage (Transit to 
Customs Stations) Regulations, 1967, namely :- - 

1. Short title and commencement- ( 1) These regulations may be called the Baggage ( Transit to Customs Sta 
Lions) AmendmentRegulations, 2002. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . In the Baggage ( Transit to Customs Stations) Regulations, 1967, hereinafter referred to as the said regulations 
for the words “ or Cochin " , wherever they occur, the words, “ Cochin , Ahmedabad, Goa , Calicut, Coimbatore , Lucknow or 
Amritsar" shall be substituted . 

3. In regulation 2 of the said regulations - 
(a ) for the words “ air or by a passenger train ", the words " air , a passenger train or trucks" shall be substituted ; 
(b ) after clause (c), following clause shall be inserted , namely : 

" (d ) in the case of goods to be transported by trucks, the carrier shall be responsible for carriage of goods 10 
destination Customs in containerised truck after sealing of the same by onc time bottle seal by Customs and on cxecution 
of bond and security to the satisfaction of the Commissioner of Customsatthe originating Airport Air -cargo Complex .". 

4 . In regulation 4 of the said regulations, for the words " five rupees” , the words " twenty rupees" shall be 
substituted . 

F .No. 450 /33 / 94 -Cus. IV ) 
D .S .GARBYAL , Under Secy. 


Note : - - The Principal Regulations issued vide notification No. 61/67-Cus., dated 3rd June, 1967 was published in the 

Gazette of India , Part II, Section 3, Sub - section (i) dated 3rd June, 1967 vide No . G .S.R . 842 dated 3rd June, 1967 
and was last amended by notification No. 39 /86 -Cus., dated 12th February, 1986 published in Gazette of India 
Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i) dated 12th February , 1986 vide No. G .SR 197 (E ) dated 12th 
February, 1986 . 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


Printed by the Manager , Tjovt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of l ublications, Delhi- 110054, 


